Six 


HD 


SAKAR 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 वैशाख 1937 ( २०) 


संख्या 238 राँची ,मंगलवार 


21 अप्रैल , 2 0 15 ( ई०) 


नगर विकास विभाग 


अधिसूचना 
17 अप्रैल, 2015 


संख्या- 4/न0वि0/निकाय/ 119 /2014- 1370 ( अनु ) .. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 
( झारखण्ड अधिनियम 07 , 2012) की धारा- 3 की उपधारा (2) ( स), धारा- 4, 5, 6 एवं 8 की उपधारा ( 3) के 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल गढ़वा जिलान्तर्गत नगर उंटारी तथा उससे 
सटे 14 राजस्व ग्रामों को मिलाकर विभागीय अधिसूचना संख्या- 3909, दिनांक 02 सितम्बर, 2014 द्वारा 
परिवर्तनीय ( संक्रमणशील) शहरी क्षेत्र ( नगर पंचायत ) घोषित करने का प्रारूप आदेश प्रकाशित करते हुए 
30 दिनों के अन्दर आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये थे । 

उपायुक्त , गढ़वा के पत्रांक- 176 / सा ., गढ़वा, दिनांक 25 फरवरी, 15 के द्वारा विभाग को प्रतिवेदित 
किया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, नगर उंटारी के पत्रांक- 23/ गो ., दिनांक 28 जनवरी, 2015 द्वारा 
प्रारूप प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर किसी भी तरह की कोई भी आपत्तियाँ/ सुझाव प्राप्त नहीं हुए । 
उपायुक्त , गढ़वा के द्वारा नगर उंटारी नगर पंचायत के गठन हेतु स्पष्ट अनुशंसा की गई है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 21 अप्रैल , 2015 


अतः सम्यक विचारोपरान्त झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 
( झारखण्ड अधिनियम 07, 2012) की धारा- 3 की उपधारा (2) ( स), धारा- 4, 5, 6 एवं 8 की उपधारा (3) के 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ गढ़वा जिलान्तर्गत नगर उंटारी तथा 
उससे सटे 14 राजस्व ग्रामों ( राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्या सहित अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न) को 
मिलाकर अधिसूचना निर्गत की तिथि से नगर उंटारी नगर पंचायत के रूप में घोषित करते हैं । 


झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से , 

अजय कुमार सिंह , 
सरकार के सचिव । 


अनुलग्नक - I 


झारखण्ड सरकार 

नगर विकास विभाग 

नगर उंटारी नगर पंचायत का गठन 
उपायुक्त , गढ़वा के पत्रांक- 354 , दि . 27 जुलाई , 14 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में गढ़वा जिलान्तर्गत 
प्रस्तावित नगर पंचायत नगर उटारी में सम्मिलित होने वाले 15 राजस्व ग्रामों की सूची निम्नवत है: 


जनसंख्या 


क्षेत्रफल ( लगभग ) 


ग्राम का नाम 


थाना 
संख्या 


वर्ष) 2011 के 
अनुसार । 


एकड़ में 


वर्ग कि . मी . 


पुरैनी 


1419 


148 . 34 


0 . 600 


रक्सा 


741 


33 .04 


0 . 134 


नगर 


6277 


258. 20 


उंटारी 


1. 045 


बहियारी 


32 


354 


50 . 39 


0. 204 


हेन्हों 


745 


115 .19 


0 .466 


धमनी 


809 


271.75 


1.100 


अहिरपुरवा 


35 


1866 


270. 02 


1. 093 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 21 अप्रैल , 2015 


नयाखांड 


36 


1027 


465 . 21 


1. 883 


37 


4 


64.41 


1. 879 


436 . 67 


1 . 767 


पुरनानगर 
चेचरिया - 
विशुनपुर 
जंगीपुर 
अधौरा । 


2311 


462. 99 


1. 874 


38 
39 
48 
49 
50 


1516 
5885 
2311 
4035 
1792 

881 
____ 3067 


985 . 95 


3. 990 


832.22 


3. 368 


278 .64 


1.128 


जतपुरा 
पाल्हेकला 


481. 25 


1.947 


कुल 


32725 


5554. 27 


22. 478 


नगर उंटारी नगर पंचायत की चैहद्दी निम्न प्रकार होगी: 


उत्तर 


गरबांध , अलकर 


दक्षिण 


चितविश्राम , सलसलादी , कुशडड़, जासा 


पूरब 


भोजपुर , उसका कला, रमना अंचल 


पश्चिम 


गरबांध, सोनवर्षा, नरखेरिया , खुर्द, मंगरदह 


1. 
2. 


नगर उंटारी नगर पंचायत एक झलक में : . 
नगर उंटारी नगर पंचायत की कुल जनसंख्या- 32725 
जनसंख्या का घनत्व- 1488 प्रति वर्ग कि . मी. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 2 3 8 – 50 + 300 । 


